निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 165 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार, 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- 


- 


___ अधिसूचना 

15 सितम्बर 2014 
सं0 वि०स० ( का० ) -4 /2010 - 1455/ वि०स० । — सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि 
पंचदश बिहार विधान - सभा के उप निर्वाचन अगस्त - 2014 में निर्वाचित निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने भारत के संविधान के 
अनुच्छेद - 188 के अन्तर्गत नीचे अंकित तिथि को यथा अंकित स्थानों पर शपथ/ प्रतिज्ञान ग्रहण किया : 
क्षेत्र क्षेत्र का नाम सदस्य का नाम शपथ/प्रतिज्ञान तिथि 

स्थान 
संख्या 
03 नरकटियागंज श्रीमती रश्मि वर्मा 

शपथ 04. 09.2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
राजनगर श्री रामावतार पासवान 

शपथ 04.09. 2014 बिहार विधान - सभा के 
( अ॰जा॰ ) 

उपभवन स्थित सभागार 
87 जाले श्री ऋषि मिश्रा 

शपथ 04. 09. 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
118 छपरा श्री रणधीर कुमार सिंह 

शपथ 04. 09 . 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
123 हाजीपुर श्री अवधेश सिंह 

शपथ 04. 09. 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
151 परबत्ता श्री रामानन्द प्रसाद सिंह 

शपथ 04.09. 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
156 भागलपुर श्री अजीत शर्मा 

शपथ 04.09.2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 


161 


बांका 


204 


मोहनिया 
( अ॰जा० ) 
मोहिउद्दीन नगर 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 जनवरी 2015 
श्री राम नारायण मंडल 

शपथ 04. 09. 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
श्री निरंजन राम 

शपथ 04.09. 2014 बिहार विधान - सभा के 

उपभवन स्थित सभागार 
श्री अजय कुमार बुलगानीन प्रतिज्ञान 06. 09 . 2014 मा० अध्यक्ष महोदय के 

कार्यालय कक्ष में 
माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
प्रभारी सचिव । 


137 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 165 -571+ 20 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


